रजिस्ट्री सं . डी . एल . -33004 / 94 


REGD . NO. D . L.- 33004 / 94 


1 


. 


. 


Altraa 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II खण्ड 3 - उप- खण्ड (i) 
PART II --- Section 3 - Sub -section (1) 


भारप्रसासन 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं . 118] 

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 12, 1994/फाल्गम 21, 1915 
No. 118 ) NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 12 , 1994/PHALGUNA 21, 1915 


अतः केन्द्रीय सरकार, बाट और माप मानक अधिनियम , 
_ 1976 ( 1976 का 60 ) की धारा 83 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, बाट और माप मानक ( पैकेज में रखी 
हुई वस्तुएं ) नियम , 1977 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है ; अर्थात् : 


नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण 

मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 12 मार्च, 1994 
सा . का . नि . 314 ( अ ) .- - बाट और माप मानक 
( केज में रखी वस्तुएं ) नियम , 1977 का और संशोधन 
करने के लिए नियमों का कतिपय प्रारूप भारत सरकार 
के नागरिक पूर्ति , उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण 
मंत्रालय की अधिसूचना सं . सा . का . नि . 276 ( अ ), 
तारीख 12 मार्च, 1993 के राजपत्र में प्रकाशित किया 
गया था जिसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों से आक्षेप या सुझाव 
मांगे गए थे जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी ; 


1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बाट और माप 

मानक ( पैकेज में रखी वस्तुएं ) संशोधन नियम , 
1994 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 

होगें । 


और उपस राजपत्र की प्रतियां 18 जून , 1993 को 
साधारण जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ; 


और केन्द्रीय सरकार ने पैकेज में रखी वस्तुओं से संबंधित 
स्थायी समिति से परामर्श करने के पश्चात साधारण जनता 
से प्राप्त प्राक्षेपों और सुझावों पर सम्यम् रूप से विचार 
किया था । 


2. बाट और माप मानक ( पैकेज में रखी वस्तुएं ) 
नियम , 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा 
गया है ) के नियम 2 के खंड ( व ) में " अधिकतम फुटकर 
कीमत . . . . . . . . जिसके अंतर्गत सभी कर हैं " शब्दों 
के पश्चात " या अधिकतम फुटकर कीमत . . . . . . . . . 3 
जिसके अंतर्गत सभी कर हैं " शब्द रखे जाएंगे । 


691 


GI / 94 


(1 ) 


THE GAZETTE. OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec , 3 (1)] 


____ 3. उक्त नियमों के नियम 6 के उप नियम (1 ) 
में : 


सारणी -1 
संख्या की न्यूनतम ऊंचाई 


ऋ . वजन प्रायानन में शुद्ध मात्रा मि . मी . में न्यूनतम ऊंचाई 


(i ) खंड ( 5 ) के दूमरे परन्तुक में “100 ग्रा . " और 
“100 मि . लि . " अंक और शब्दों के पूर्व क्रमश: "50 ग्रा . " 
और " 50 मि . लि . " अंक और शब्द अंत : स्थापित किए 
जाएंगे , 


मामान्य दशा जब आधाम 

पर घमित , 
अभिरूपित 
लाली गई, 
उच्चित्रित 
या छिवित 
की गई हो 


( ii ) खंड ( ज ) के परन्तुक ( ग ) के अंत और 
स्पष्टीकरण ( 1 ) के पूर्व, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा 
अर्थात् : 


- 


- 


(i ) मे ( V ) तक वर्णित वस्तुएं जहाँ विनिर्माता या 
पैकर द्वारा पंकज पर कुटकर विक्रय कीमत उल्लिखित नहीं 
की गई है वहां फुटकर व्यवहारी उस परिसर के , जिसमें 
वह अपना फुटकर विक्रय चलाता है, सहजदृश्य स्थान पर 
उपभोक्ता की जानकारी के लिए पैकेज की फुटकर विक्रय 
कीमत मुख्य रूप से संप्रदर्शित करेगा । 


1. 50 ग्रा ./मिली . तक 
2. 50 ग्रा ./मिली . से ऊपर किंतु 

200 ग्रा . /मिली . नक 
3. 200 ग्रा ./मिली . से ऊपर किंतु 

1 किलोग्राम/लिटर तक 
4 . 1 किलो ग्राम/लिटर से ऊपर 


4. उक्त नियमों के नियम 7 में , उप नियम ( 4 ) के 
स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा अर्थात: 


सारणी - 2 


संख्या की न्यूनतम ऊंचाई 


मि . मी . में न्यूनतम ऊंचाई 


“ ( 4 ) प्रधान संप्रदर्शन पैनल पर इन नियमों के अधीन 
अपेक्षित घोपिणा में किसी संख्या की अंचाई निम्नलिखित 
से कम नहीं होगी : 


श्री . लंबाई क्षेत्रफल या संख्या में 
सं . शुद्ध मान्ना , प्रधान संप्रदर्शन 

पनल का क्षेत्रफल 


सामान्य दशा " जब प्राधान 

पर चामित 
अभिरूपित 
उश्चित्रित 
या छिदित 
की गई हो 


(i ) जैसे सारणी-I में दर्शित की गई है, यदि शुद्ध 

माना को वजन या परिमाण में घोषित किया 
गया है । 


( ii ) जैसे सारणी ]I में दर्णित की गई है, यदि शुद्ध 

माना को लंबाई क्षेत्रफल या संख्यां में घोषित 
किया गया है । 


1. 100 सें . मी . वर्ग तक 
2. 100 सें . मी . वर्ग से ऊपर 500 

सें . मी . वर्ग तक 
3. 500 सें . मी . वर्ग से ऊपर 2500 

सें . मी . वर्ग तक 
4. 2500 सें . मी . वर्ग से ऊपर 


घोषणा में अक्षरों की ऊंचाई एक मि . मि . ऊंचाई से 
कम नहीं होगी । जब यह अधमित , अभिरूपित , ढाली गई 
उच्चिानिस या छिक्ति की गई हो तब अक्षरों की ऊंचाई 
2 मि . मी . से कम नहीं होगी : 


परन्तु अक्षर या संख्या की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 
एक बटा तीन से कम नहीं होगी कितु यह परन्तुक संख्या 
"1 " और अक्षर ( I) और (I ) और (I ) की दशा में 
लाग नहीं होगा । 


5. उक्त नियमों के नियम 8 में 
(i ) उप नियम ( 1) में , निम्नलिखित शब्द जोड़े 

___ जाएंगे अर्थात् : 

और " शुद्ध माना ", " फुटकर विक्रय कीमत " और 
"यूनिट विक्रय कीमत " ( यदि चिह नित की जानी है ) के 
बारे में इसके शेष विनिर्माताओं द्वारा घोषणा सदैव साथ 
साथ उपदर्शित की जाएगी । 


KE 


Inm 


ni 


mo 


[ भाग I] - खण्ड 3 (i )] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
- - - - - - -- - 

- - - -- - - 
उदाहरण : शुद्ध वजन 780 मा . 

दुष्टात 

किलो ग्राम 
अधि . फुटकर कीमत रु . 19 . 50 सभी करों महित 
यूनिट विक्रय कीमत प्रति किलोग्राम रु . 25 . 00 ( कीमत की 

मिलीग्राम 

mg 
तुलना के लिए ) 

लिटर 
( ii ) उप नियम ( 2 ) में , परन्तुक ( ) के स्थान 

मिलिलिटर 

ml 

मीटर 
पर निम्नलिखित परन्तु रखा जाएगा , अर्थात् : -- 

in 
मेंटीमीटर 

Cm 
( v ) धात्विक या कार्टन के प्रकार के प्राधान की दशा मिलिमीटर 
में , यदि प्राधान में की वस्तु का शद्ध भार या माप दो 

यर्गमीटर 
किलोग्राम या दो लिटर अथवा कम हो तो यदि मुद्रण 

थर्गसेंटीमीटर 

Cin 

क्यूबिक मीटर 
केवल ऊपर या तली पर किया जाना संभव हो सो फुटकर 

क्यूनिक सेंटीमीटर 

Cin 
विक्रय ऊपर कीमत या तली पर उपर्शित की जा सकेगी, 
वह सहजश्य रूप मे संम्भूभत और उपशित की जाएगी 

( ख ) प्रतीक मंज्ञावाचक शब्द मे व्युत्पन यूनिट के सिवाए, यथासंभव 
और प्रधान पैनल पर घोषणा या शुद्ध मात्रा के माथ - साथ 

मोटे अक्षरों में नहीं दिए जाएंगे । अवधि अर्थात् प्रतीकों के 
यह सकेत दिया जाएगा कि ऐसी फुटकर विक्रय कीमत 

पश्चात् बिवी नहीं लगाई जाएगी । प्रतीक यथासंभव गदैव 

एकवचन में लिखे भाएंगे । 
ऊपर या तली पर उपशित है । " 
6 . उक्त नियमों के नियम 9 में : 

9 . उक्त नियमों के नियम 34 के खंड ( ख ) में विद्यमान परंतुक के 

पश्चात् निम्नलिखित परंसुक अनःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : -- 
(i ) उप नियम ( 1) में खंड ( ग ) के पश्चात् निम्न 
लिखित उपखंड अन्तः स्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 

" परंतु अधिकतम फुटकर कीमत और शुद्ध अंतर्वस्तु की बावत घोषणा 

10 ग्राम में है । ग्राम या 10 मिली . गे 20 मि . ली . के पैकेमों पर 
( घ ) “फुटकर विक्रय कीमत और शुद्ध परिमाण की 

घोषित की जाएगी । " 
घोषणा अंकों में बड़े अक्षरों में की जाएगी ; " 

10. उक्म नियमों की प्रथम अनुसूची में , घी , वनसति और खाने के तेल 
7 . उक्त नियम के नियम 12 के उप नियम ( 5 ) में , से संबंधित ग्राम संख्यांक 6 के सामने स्तम्भ 3 और 4 के नीचे विद्यमान 
दृष्टांत ( ग ) के स्थान पर निम्नलिखित दृष्टांत रखा जाएगा , 

प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएगी , 

अर्थात् : -- 
अर्थात् : - - 
( ग ) ऐसे पैकेज की दशा में , जिसमें गुलाब जामुन 

(i ) 1 कि . ना./लिटर नफ और उस के बराबर 2. 00 प्रतिशत 
मिश्रण जैसी वस्तु अंतर्विष्ट हो , गुलाब जामुनों 

( ii ) 1 कि . ग्रा./लिटर के ऊपर 2 कि . ग्रा./लिटर तक 
की वह संख्या जो मिश्रण से प्राप्त हो सकेगी 

और उसके बराबर 

1 . 50 प्रतिशत 
और प्राप्त हुए गुलाब जामुनों का लगभग कुल ( iii ) कि . ग्रा./लिटर के ऊपर 4 कि . ग्रा./लिटर तक 
तोल / अन्य मिश्रण या मूप की दशा में , तैयार 

और उसके बराबर 

1 , 25 प्रतिशन ( 4 ) 
प्राप्य माना और जहां लागू हो वहां परोसने 

(iv ) 4 कि . ग्रा. लिटर के ऊपर 

0 . 60 प्रतिशत 
की प्राशायित संख्या या व्यक्तियों की संख्या 
उपदशित की जाएगी । " | 

11. उक्त नियमों की तृतीय अनमूची में : हमके पेप और अन्य 
8. उक्त नियमों के मियम 13 में : 

समयसारिक पेय जिनके अंतर्गत पनम्पति और फलों के रस भी हैं में 

संबंधित क्रम संख्यांक 30 ( 1 ) और उमसे संबंधित प्रविष्टियों के म्यान 
( क ) उप नियम ( 3) में ,: -... 

पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
(i) बड ( क ) के उपखंड (i ) में , "किंतु एक टन से कम " शब्दों 

30 ( 1 ) वालित हल्के पेय और अन्य प्रमयसारिक पेय 
का लोप किया जाएगा ; 

100 मिलि ., 
(ii) र ( इ ) के उपराड (i) में , "किंतु एक लिटर से कम " 

150 मिलि .., 200 
शब्दों का लोप किया जाएगा । 

मिलि ., 250f म.लि ., 
( iii ) खंड ( छ ) में दृष्टांत ( ख ) का लोप किया जाएगा । 

300 मि . लि , 330 

मि .लि . ( केवल डिटयों 
( ख ) उप नियम ( 6 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम जोड़ा 

में ) 500 मि . लि ., 
जाएगा, अर्थात् :- - 

700 मि .लि ., 
( 7 ) मूनिटों के लिए प्रतीक : 

1 लि ., 1 . 5 लि ., 
( क ) पैकेज की शुब माना देने में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के एस प्राई 

2 लि ., तत्पश्चात् 
मुनिटों के प्रतीक मा प्रयोग किया जाएगा , फिमी अन्य प्रतीक 

1 लि . के गुणणों में 
का प्रयोग नहीं किया जाएगा । 

5 लि . तक 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i) ] 


- - - - - - - - 


- - 


11. सा . का .नि . 730 ( अ ) तारीख 25- 8- 1987 
12. मा .का.नि . 19( अ ) तारीख 8- 1- 19HR 
13. मा . का . न. 779 ( ) तारीख 11- 7-1988 
14. सा . का.नि . 511 ( प्र ) तारीख 25- 5-1990 
15. सा . का. नि . 601 ( अ ) तारीख 26-G- 1990 
16. सा. का.नि . 50 ( अ ) तारीख 17-1-1992 
17. सा . का.नि . 88 ( अ ) तारीख 6- 2- 1902 
18. सा . का .नि . 531 ( अ ) तारीख 15- 5- 1992 
18. सा .का .नि . 25 2 ( अ ) सारीख 2- 3- 1993 
20. सा. का . नि . 578 ( अ ) तारीख 26- 8- 93 


12. उषप्त नियमों की सातवीं अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित 
अनुसूची रखी जायेगी , अर्थात् : 

" सातवीं अनुसूची 
[नियम 14 ( 1 ) देविण ] 

यूनिट कीमत की घोषणा की रीति 
उक्त बजन , माना या संख्या का एकफ अनुसार एका विक्रय मूल्य 
घोषित किया जायेगा, निम्नलिखिन के अनुमार होगा : 
( क ) जहां वस्तु वजन के अनुसार विक्रय की जाती है, यदि पैकेज 

___ की योषित मान्ना -- -- 
(i ) 100 ग्रा . से अधिया नहीं है , 100 ग्राम के अनुसार , 
(ii ) 100 ग्राम से अधिक किंतु 500 ग्राम से मधिक महीं है , 

500 ग्रा . के प्रमुमार । 
( iii ) 500 प्रा . से अधिक है, 1 कि . ग्रा . के अनुसार 
( ख ) जहाँ वस्तु प्रायतम के अनुसार विक्रय की जाती है यदि पैकेज 

की भोपित की गई मात्रा : 
( i ) 100 मिलि . से अधिक नहीं है, 100 मिलि. के अनुमार , 
( ii ) 100 मिलि. से अधिक है फितु 500 मिलि , से अधिक नहीं 

है, 500 मिलि . के अनुसार , 
( iii ) 500 मिलि. से अधिषा है, 1 लि . के अनुमार 
( ग ) जहां यस्तु का लम्बाई के अनुसार विक्रय किया जाता है वहां 

एक मीटर माप के अनुसार । 
( घ ) जहाँ वस्तु का क्षेत्रफल के अनुसार विक्रय किया जाता है वहाँ 

1 वर्ग मीटर के प्रमुमार । 
( 5 ) जहाँ वस्तु की संख्या के अनुसार विक्रय किया जाता है वह 

एक वस्तु के अनुमार । 
ऊपर पैरा ( क ) पैकेज में रखी गई वस्तु को वहां लागू होगा जहाँ 
वस्तु ऐसी है कि वह संख्या के अनुसार अलग-अलग विक्रय की जा 
सकती है । " 
____ 13. कोई पंकट का विनिर्माता , जिसे इस अधिसूचना के प्रारंभ के 
ठीक पूर्व अनुज्ञेय पैकेज के प्राकार या उस पर कोई घोषणा घाल रखने 
के लिये अनुशात किया गया है, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन 
की तारीख से 180 दिन के पश्चात् ऐमा करने के लिये अनजात नहीं 
होगा । 


MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER 
AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th March , 1994 
G . S . R. 314( E) .--- Whereas certain draft rules 
further to amend the Standards of Weights and 

Measures ( Packaged Commodities ) Rules , 1977 
were published in Gazette of India vide Govern 
ment of India in the Ministry of Civil Supplies , 
Consumer Protection and Public Distribution noti 
fication No. GSR 276 ( E ) dated the 12th March , 
1993 for inviting the objections and suggestions 
from the persons likely to be affected thereby ; 

And whereas the copies of the said Gazette 
notification were made available to the general 
public on 18th day of June, 1993 ; 


And whereas the objections and suggestions re 
ceived from the general public were duly consi 
dered by the Central Government after consulting 
the Standing Committee on packaged commodi 
ties ; 


[ फा . सं . जुम्ल्यू एम . 10 ( 5 )/ 93] 

सती नायर, संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पण : 

मूल नियम सा . का. नि . सं. 622( य ) तारीख 26 सितम्बर, 1977 
द्वारा अधिसूचित किये गये थे और उसके पश्चात् निम्नलिखित द्वारा 
संशोधित किए गए : 

1. सा . का.नि . 347 ( अ ) तारीख 30 - 6- 1978 
2. मा .का .नि . 59 ( अ ) तारीख 23- 3-1980 
3. मा . का.नि . 303 ( अ ) तारीख 31-3-1983 
4 . सा .का .नि . 25 3 ( प्र ) तारीख 31- 3-1984 
5 . मा . का मि . 316( म ) सारीख 30 - 4- 1984 
6: सा . का .मि . 393 ( अ ) तारीख 23- 5- 1984 
7. मा .मा .नि . 969 ( अ ) तारीख 20- 2- 1985 
8 . मा . का . नि . 458 ( अ ) नारीख 25- 5- 1985 
9. सा. का.नि . 32 ( अ ) तारीख 17- 1-1986 
10. सा. का .नि . 1005 ( अ ) तारीख ४- 6-1986 


Now, therefore , in exercise of the powers con 
ferred by Section 83 of the Standards of Weights 
and Measures Act, 1976 (60 of 1976 ) , the Cen 
tral Government hereby makes the following rules 
further to amend the Standards of Weights and 

Measures ( Packaged Commodities) Rules, 1977 , 
namely : 
___ 1 . ( 1 ) rhese rules inay be called the Stan 
dards of Weights and Measures ( Packaged Com 
modities ) Amendment Rules, 1994 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of 
their publication in the Official Gazette . 


2 . In rule 2 of the Standards of Weights and 
Measured ( Packaged Commodities ) Rules , 1977 
hereinafter referred to as the said rules, in clause 
( n ) , after the words “ Maximum or Max . retail 
price . . . . . . inclusive of all taxes "the words " or 
in the form MRP Rs. . . . . . . . . incl. of all taxes " 
shall be added . 


[YTT II 


3 (1 ) ] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


TABLE - JI 
Minimum height or numeral 


3 . In sub -rule ( 1 ) of rule 6 of the said rules: 
( i) in the second proviso to clause (e ) , be 

fore the figures, letter, and words 
" 100 g and 100 ml the figures, letter , 
and words 50 g and 50 ml shall res 
pectively be inserted ; 


Si. Net quantity in 

Minimum height in mm 
No, length , area of number 

area of principal 
display panel . Normal caso When blown, 

formed moulded 
embossed or 
perforateul 
on container 


(ü ) at the end of proviso ( C ) to clause (b ) 

and before Explanation I, the following 

shall be added , namely ; 
“ The commodities mentioned at ( i ) to ( v ) 

where retail sale price has not been men 
tioned by the manufacturer or packer on 
the package , the retail dealer shall dis 
play prominently at a conspicuous place 
of the premises in which he carries on 
his retail sale , the retail sale price of 
the package for the information of con 


1. Upto 100 cm square 
2 . Above 100 cm squars 

upto 500 cm square 
3 . Above 500 cm square 

upto 2500 cm square 
4. Abovo 2500 cm square 


sumer." 


4 . In rule 7 of the said rules , for sub -rule ( 4 ), 
the following sub - rule shall be substituted , name 
ly : 
" ( 4 ) The height of any numeral in the decia 

ration required under these rules, on the 
principal display panel shall not be less 
than : 


( i) as shown in Table - I if the net quantity 

is declared in terms of weight or vol 
ume. 


(ii ) as shown in Table - II if the net quantity 

is declared in terms of length , area 

or number. 
The height of letters in the declaration shall not 
he less than 1 mm height. When blown , formed , 
moulded , embossed or perforated the height of 
letters shall not be less than 2 mm , 

Provided that the width of the letter or numeral 
shall not be less than one third of its height, but 
this proviso shall not apply in the case of numeral 
l and letters (i ) , (I ) and ( 1 ) . 

TABLEI 
Minidum hoight or numoral 


5 . In rulc 8 of the said rules, 
(i) In sub - rule ( 1 ) after the words " by its 

manufacturer to rest" the following 

words shall be added , namely : 
" and the declaration in respect of net quan 

tity , retail sale price and unit salo 
sale price ( if to be marked ) shall al 

ways be indicated together . 
Example : Net weight 780 g 

Max . retail price Rs. 19 . 50 
inclusive of all taxes 
Unit sale price per kg. Rs. 25 . 00 

(for price comparison )" . 
(ii) in sub -rule ( 2 ) for the proviso ( v ) , the 

following proviso shall be substituted , 

namely : 
“ ( v ) In the case of metallic or carton typo 

container , if the net weight or mea 
sure of commodity contained in the 
container is 2 kilogram or 2 litre or 
less, if the printing is possiblo only at 
top or bottom , the retail sale price 
may be indicated at top or bottom , it 
shall be embossed or indicated con 
spicuously and an indication shall be 
given at the main panel alongwith 
the declaration of net quantity , that 
such retail sale price is indicated at 

the top or bottom ." . 
6 . In rule 9 of the said rule (i ) in sub -rule ( 1 ) , 
aſter sub - clause ( c ) , the following sub - clause 
shall be inserted , namely ; 
" ( d ) numerals of the retail sale price and net 

quantity declaration in bold form ." 
7 . In sub - rule ( 5 ) rule 12 of the said rules , for 
illustration ( c ) , the following illustration shall be 


Si. Net quantity in 
No, weight/ volume 


Minimuna height in mm 


Normal When blown , 
case formed mould , 

embogsed 
perforated 
on container , 


1. Upto 50 g /ml 
2 . Above 50 g/ml, upto 

200 g /ml. 
3. Above 200 g /ml upto 

1 Kg./litro 
4 . Above 1kg/ litro 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II — Sec . 3(1)] 
-- -- - - - -- - - - - - 
substituted , namely : 

and edible oils , under column 3 and 4 for the ex 

isting entries, the following shall respectively be 
" (c ) in the case of a package containing say 

Substituted , namely 
Gulabjamun mix , the numbers of Gulab 
jamuns that may be obtained from the (l) upto and equal 1Kg./ litre 2 . 00 per cent 
inix the approximate total weight of ob 

( ii ) Above 1 kg . /litre upto 1 , 30 per cent 
tanable gulabjamuns . In the case of 

and equal to 2 kg . / litro 
other mix or soup obtainable prepared 

(iii) Above 2 kg./litre upto and 1. 25 per cent 
quantity and where applicable intended 

equal to 4 kg. / litre 
number of serving or number of persons, 

( lv ) Above 4 kg. / litre 

0 . 60 por cent." 
shall be indicated ." 

11. In the Third Schedule to the said rules, for 
8 . In rule 13 of the said rules --- 

serial number 30 ( i) , ( relating to soft drinks and 
( a ) in sub -rule ( 3 ) , -- 

other non - alcoholic beverages including vegetable 
( i) in clause ( a ) , sub -clause ( i) the words 

and fruit juices ), and the entries relating thereto , 
" but less than one tonne" , shall be Omit 

thc following shall be substituted , namely: 
ted ; 

* *30 (i) Areated soft 100 ml., 150 ml., 200 ml., 250 ml., 

drinks and other non - 300 ml., 330 ml., ( in cans only) , 
( ii ) in clause ( e ) , sub -clause (i) the words 

alcoholic beverages . 500 ml., 750 ml., 1 litre, 1 . 5 
" but less than one kilolitre" , shall be 

litrc , 2 litre, thereafter in multi 
omitted ; 

ples of 1 litro upto 5 litre." 
( iii ) in clause (c ), illustration (b ) shall be 

12 . For the Seventh Schedule to the said rules, 
omitted . 

the following schedule shall be substituted , name 
( b ) after sub -rule (6 ) , the following sub- rule ly : - * 
shall be added , namely : 

" THE SEVENTH SCHEDULE 
" ( 7 ) Symbols for Units : 

[ See rule 14 ( 1 ) ] 
( a ) As far as possible the symbols for Interna 
tional System of Units and none other, shall be 

Manner of declaration of Unit Sale Price 
used in furnishing the net quantity of the package . The unit of the weight, measures or number in 
Illustrations ; 

accordance which unit sale price shall be declared 
Kilogran Kg. 

shall be as follows : 
Gram 
Milligram 

(a ) Where the commodity is sold by weight, 
mg. 
litr 

if the quantity declared on the package : 
Millititre 

( i) does not exceed 100 g in terms of 
metr 

100g ; 
centubetre 
millimetre 

( ii ) exceeds 100g but does not exceed 500g 
squareinetre 

in terms of 500g ; 
squarc centimetre 
cubic motre 

( iii ) exceeds 500g in terms of one kilo 
cubic centmetre 

gram ; 
( b ) As far as possible symbols shall not be 

(b ) where the commodity is sold by volume, 
given in capital form except for the unit derived 
from a proper name. Period , i.e ., a dot after sym 

if the quantity declared on the pac 
bols shall not be put. As far as possible symbols 

kage : 
shall always be written in the singular form , i.e., 

(i) does not exceed 100 millilitre in terms 
" S " shall not be added . 

of 100 millilitre ; 
9 . In rule 34 of the said rules, in clause ( b ) 

( ii ) exceeds 100 millilitres but does not ex 
after the existing proviso , the following proviso 

ceed 500 millilitre in terms of 500 
shall be inserted , namely : 

millilitro ; 
" Provided that the declaration in respect of 

( iii ) exceed 500 millilitre in terms of one 
maximum retail price and net quantity 

litre. 
shall be declared on packages contain 
ing 109 to 209 or 10 ml to 20 ml." 

( c ) where the commodity is sold by length 

measure, in terms of one metre . 
10 . In 13e First Scheilulc to the said rules , aga 

( d ) where the commodity is sold by area , in 
inst serial number 6 , relating to ghee , vanaspati 

terms of one square metre . 


ml. 
n . 


cm . 


mm 


m 


. 


cm ? 


In 3 


Cm 


- = 


(HT 11 - 05 3 (1 )] 

भारत का राजपन्न : असाधारण 
-- - - - - - - = = 
( c ) where the commodity is sold by num 

3 . GSR 303 ( E ) dated 31- 3 - 1983 . 
ber, in terms of one piece . 

4 . GSR 253 ( E ) dated 31- 3 - 1984 . 
Note : The sub paragraph ( e ) shall apply to 

GSR 316 ( E ) dated 30 - 4 - 1984. 
commodities, contained in a package where the 

6 . GSR 393 ( E ) dated 23 -5 - 1984 . 
commodity is such that it may be sold separately 
by number” , 

7. GSR 969 (E ) dated 20 - 2- 1985 . 

8 . GSR 458 ( E ) dated 25 -5 - 1985 . 
13 . Any manufacturer or packer allowed to 

9 . GSR 32 ( E ) dated 17-1- 1986 . 
continue the pack sizes or any declaration thereon 
permissible immediately prior to the commence 

GSR 1005 ( E ) dated 8 -6 - 1986 . 
ment of this notification shall not be allowed to 11. GSR 730 ( E ) dated 25 - 8 - 1987 . 
do so beyond 180 days from the date of publica 

12. GSR 19 ( E ) dated 8 -1- 1988 . 
tion of this notification in the Official Gazette . 

13. GSR 779 ( E ) dated 11- 7- 1988. 
F . No. WM - 10 (5 )193 ] 14 . GSR 511 (E ) dated 25 -5 - 1990 . 
SATHI NAIR , Jt. Secy . 

GSR 601( E ) dated 26 -6 - 1990 . 
Foot Note . — The principal rules were notified 16 . GSR 50 ( E ) dated 17 - 1 - 1992 . 
vide GSR 622 ( E ) dated 26th September, 1977 17. GSR 88 ( E ) dated 6 -2 - 1992. 
and subsequently amended vide : 

18 . GSR 531 ( E ) dated 15 - 5 - 1992. 
1 . GSR 347 ( E ) dated 30-6 -1978 . 

GSR 252 ( E ) dated 2 - 3 - 1993 . 
2. GSR 59 (E ) dated 23 -3- 1980 . 

20 . GSR 578 ( E ) dated 26 -8 - 1993 . 


Printed by the Munager, Govt. of India Pross, Ring Road , Maya Puri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 1994 


